निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 178) पटना, शुक्रवार , 26 फरवरी 2016 


सामान्य प्रशासन विभाग 


सं० 


अधिसूचना 

25 फरवरी 2016 
सं० 3 / एम0 - 54 / 2015 - 2877 - सा0प्र0 — राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 
सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का 
संकल्प, ज्ञापांक 10000, दिनांक 10. 07. 2015 निर्गत है । संकल्प की अनुसूची में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर 
सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को , संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है । 

2. संकल्प की कंडिका - 3 (1 ) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न पदों 
को संकल्प, ज्ञापांक 10000, दिनांक 10.07. 2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है 
क्र० विभाग / कार्यालय का नाम | संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07. 2015 की अनुसूची में 

सम्मिलित किये जाने वाले पद । 
2 

3 
| योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत कनीय लेखा लिपिक 

का पद । 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, चलचित्र चालक का पद | 
पटना 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , बिहार , सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग , बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार 
पटना 

सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के कार्यालय सहायक के पद । 
समाहरणालय एवं इससे संलग्न कार्यालयों | समूह घ का पद / कार्यालय परिचारी का पद | 
(बाल विकास परियोजना कार्यालयों सहित ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार, वरीय सांख्यिकी सहायक का पद । 
पटना 
| जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना कनीय अभियंता का पद । 
नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार , नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन के अंतर्गत 
पटना 

1. मुख्य नगर निवेशक , 
2. नगर निवेशक , 
3. एसोसिएट प्लानर, 


क्र० 
सं० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 फरवरी 2016 
विभाग / कार्यालय का नाम संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07. 2015 की अनुसूची में 

सम्मिलित किये जाने वाले पद । 


3 


4. सहायक निवेशक , 

( अभियंत्रण / वास्तुविद / सामाजार्थिक ) 

5. कनीय अभियंता का पद | 
8. वित्त विभाग , बिहार, पटना । 

वित्त ( अंकेक्षण) विभाग के अधीन उप लेखा नियंत्रक का पद | 
नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार, 1. मुख्य अभियंता, 
पटना 

2. अधीक्षण अभियंता, 
3. कार्यपालक अभियंता, 
4. सहायक अभियंता, 

5. कनीय अभियंता का पद । 
10. नगर विकास एवं आवास विभाग , बिहार, ( क ) नगर निगम के मामले में - 
पटना 

1. नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक , 
2. नगर आंतरिक अंकेक्षक , 
3. मुख्य नगर अभियंता, 
4. नगर वास्तुविद एवं नगर निवेशक , 
5. मुख्य नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, 

6. नगर विधि पदाधिकारी का पद 
( ख ) नगर परिषद / नगर पंचायत के मामले में : 

1. नगर वित्त पदाधिकारी , 
2. नगर अभियंता, 

3. नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी का पद 
11. | पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार, पटना बिहार वन सेवा के , 

1. उप वन संरक्षक, 

2. वरीय उप वन संरक्षक का पद | 
12. | लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना विभाग / क्षेत्रीय कार्यालयों में : 

1. कार्यपालक अभियंता, 
2. सहायक अभियंता, 
3. कनीय अभियंता, 
4. लेखा लिपिक , 
5 . नलकूप चालक , 

6. कम्प्रेसर चालक का पद । 
| 13. गृह( आरक्षी) विभाग , बिहार , पटना 

गृह ( आरक्षी) विभाग, बिहार , पटना के बिहार अग्निशामन 
सेवा संवर्ग के अंतर्गत : 
1. राज्य अग्निशमन पदाधिकारी - सह - निदेशक ; 
2. प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी एवं 

3. सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी का पद । 
14. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत 
पटना 

छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में : 
1. जिला खेल पदाधिकारी ( अवर शिक्षा सेवा), 
2. वरीय क्रीडा कार्यपालक ( अवर शिक्षा सेवा), 
3. क्रीडा कार्यपालक ( अवर शिक्षा सेवा), 
4. क्रीडा प्रशिक्षक ( अवर शिक्षा सेवा) एवं 

5. लिपिक ( क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापन हेतु ) का पद । 
| 15. राष्ट्रीय बचत (वित्त विभाग ), बिहार, पटना राष्ट्रीय बचत कार्यालय के लिपिक का पद । 

भविष्य निधि निदेशालय (वित्त विभाग ), सामान्य भविष्य निधि निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों 
बिहार, पटना । 

के लिपिकीय संवर्ग का पद । 
वित्त विभाग, बिहार, पटना 

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन प्रेस स्थापना के तकनीकी संवर्ग 
1. प्रवाचक , 
2. वरीय प्रवाचक , 
3. कॉपी होल्डर, 
4. राउटिंग मशीन चालक , 
5. हाइड्रोलिक मशीन चालक , 


16. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 फरवरी 2016 


विभाग / कार्यालय का नाम 


क्र० 
सं० 


संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07. 2015 की अनुसूची में 

सम्मिलित किये जाने वाले पद । 


3 


6. स्टेरियो प्लेट कास्टर, 
7. बोरिंग मशीन चालक, 
8. कम्पोजीटर , 
9. ग्रुप पुलर 
10. रोट्री मशीन चालक 
11. प्लाटेन मशीन चालक , 
12. सहायक रोट्री मशीन चालक 
13. सहायक मशीन चालक 
14. टास्क चेकर , 
15. प्रेस जमादार, 
16 . फीटर मिस्त्री, 
17. बढ़ई - सह - लोहार, 
18. बिजली मिस्त्री, 
19. बाइन्ड्री जमादार एवं 
20. बाइन्डर का पद । 
अनुसचिविय संवर्ग 
1. लिपिक, 
2. पेपर इशुअर एवं 

3. सहायक पेपर इसुअर का पद 
18. | गृह ( आरक्षी) विभाग , बिहार, पटना 

गृह ( आरक्षी ) विभाग, बिहार, पटना के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 
1. उप निदेशक , 
2. सहायक निदेशक , 
3. वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी एवं 

4 . वरीय वैज्ञानिक सहायक का पद । 
| 19. जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना । जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में : 

1. गेट संचालक ; 
2. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड - III; 
3. सिल्ट एनालिस्ट ; 
4. प्रारूपक ग्रेड - I; 
5. वरीय मेकेनिक ; 
6. शोध सहायक ; 
7. क्षेत्र सहायक ; 
8. प्रयोगशाला सहायक एवं 

9. कनीय शोध पदाधिकारी का पद । 
20. | उद्योग विभाग, बिहार, पटना 

(1 ) उद्योग निदेशालय के अधीन निदेशालय / क्षेत्रीय स्थापनान्तर्गत 
उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कनीय सांख्यिकी सहायक, अर्थ 
अन्वेषक, आशुलिपिक , निम्नवर्गीय लिपिक / उच्चवर्गीय लिपिक एवं 
प्रधान लिपिक तथा 
( 2) हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधीन निदेशालय / क्षेत्रीय 
स्थापना के अधीन अग्र परियोजना पदाधिकारी, सहायक अधीक्षक , 
तकनीकी पर्यवेक्षक , अधीदर्शक / पर्यवेक्षक , लिपिक , कीटपालक 

का पद । 
| सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार , पटना सहायक निदेशक पत्र - पत्रिका का पद । 
विधि विभाग , बिहार, पटना 

सम्पर्क कार्यालय, विधि विभाग बिहार भवन , नई दिल्ली में 

आशुटंकक का पद । 
23. | जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना जल संसाधन विभाग में 

1. मुख्य अभियंता ( असै० ) एवं 

2. अधीक्षण अभियंता ( असै० ) का पद । 
24. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग , बिहार, पटना बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय , पटना (मंत्रिमंडल सचिवालय 

विभाग ) में उप अभिलेख निदेशक का पद । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 फरवरी 2016 
विभाग / कार्यालय का नाम संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07. 2015 की अनुसूची में 

सम्मिलित किये जाने वाले पद । 


क्र० 
सं० 


3 


25. 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 
बिहार, पटना । 


26. 


सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय 


27 . 


समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना 


28 . 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार, 
पटना 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन 
1 . निरीक्षक उत्पाद एवं 
2. अवर निरीक्षक उत्पाद का पद । 
सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय 
परिचारी का पद । 
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला प्रोग्राम कार्यालय / बाल 
विकास परियोजना कार्यालय के तृतीय संवर्ग का पद । 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत: 
(i) निबंधक - सह - अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण; 
( ii ) शोध पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय; 
(iii ) अपर जिला भू - अर्जन पदाधिकारी ; 
(iv ) प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान , पटना तथा 
( v) प्राचार्य, सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, गया का पद | 
खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत - 
(i) विज्ञान पदाधिकारी ; 
( ii ) खान निरीक्षक ; 
(iii ) खनिज विकास पदाधिकारी; 
(iv) सहायक निदेशक तथा 
( v ) उप निदेशक का पद 


29. | खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार, पटना 


___ 3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवाकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10. 07. 
2015 में निहित शर्त्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा उक्त 
संकल्प के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राज किशोर प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 178 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


